रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004 /99 


- .. 


RAYANT 


Samiti 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 --उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII _ Section 3 -- Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 28 , 2011 / माघ 8 , 1932 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28 , 2011/MAGHA 8 , 1932 


सं . 149 ] 
No. 149 ] 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 जनवरी , 2011 
का . आ . 181( अ). - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 
1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 1174 ( अ ) , तारीख 18 जुलाई , 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 1 और क्रम संख्यांक 25 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम 
संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 

सारणी 


क्रम सं. 


प्रयोगशाला का नाम 


सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम 


लागू और कब तक मान्य 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


" 1 . 


28 - 1 - 2011 से 
27 - 1 - 2016 


मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट 
लिमिटेड , डी - 36 , सेक्टर - 4 , 
नोएडा -201301 ( उत्तर प्रदेश ) 
मैसर्स स्पेट्रो एनालेटिकल लैब्स ( प्रा . ) 
लि ., ई- 41 , ओखला औद्योगिक क्षेत्र 
फेज- 2, नई दिल्ली -110020 


( 1 ) श्री संजय शर्मा 
( 2 ) श्री गजानन्द मल्लिक 
( 3 ) श्री विजय शर्मा 
( 1 ) श्री उमेश गुप्ता 
( 2 ) श्री हरीश चन्द जोशी 
( 3 ) श्री शहजाद मोहम्मद सिद्दीकी 


- 


25 


28 - 1 -2011 से 
27 - 1 - 2016 "; 


(ii ) क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी 
अर्थात् : 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
" 87 . मैसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी 401 -402 , ( 1 ) श्री संतोष त्रिपाठी 

28 - 1 - 2011 से 
रेन प्लाजा , अपोजिट कल्पवृक्ष कॉम्प्लेक्स , ( 2 ) श्री उमाकांत येवले 

27 - 1 - 2016 
गोत्री रोड , वडोदरा -390021 ( गुजरात ) ( 3 ) श्रीमती नीतू त्रिपाठी 
300 GI / 2011 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II _ SEC . 3 (ii )] 


. :.------ - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


28 - 1 - 2011 से 
27-- 1 -2016 


मैसर्स चेन्नई मैटक्स लैब प्रा. लि. , ज्योति 
कॉम्प्लेक्स , 83 , एम. के . एन . रोड , गुंद्य , 

चेन्नई - 600032 ( तमिलनाडु ) 
मैसर्स विदर्भा इन्वारो प्रोटक्शन लि ., प्लॉट नं . 
सी. एच. डब्ल्यू.- 01 , बूटिबोरी औद्योगिक एस्टेट , 
( भारत पेट्रोलियम रिफलिंग प्लांट के नजदीक ) 
बूटीबारी , जिला-नागपुर ( महाराष्ट्र ) 


( 1 ) श्री वी. के. शेलवाकुमार 
( 2 ) सुश्री जे. हेमलता 
( 3 ) श्रीमती पी . कविता 
(1 ) श्री किशोर मालवीय 
( 2 ) श्री दानेशवर बटलवार 
( 3 ) श्री हितेंद्र धरगेवी 


28 -1 - 2011 से 
27 - 1 - 2016 "; 


....- - - --- - 


[ फा . सं. क्यू - 15018/ 7/2003 - सीपीडब्ल्यू 

रजनीश दुबे , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : — मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण में संख्यांक का. आ . 1174 ( अ ) , तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी 

और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का. आ . 1539 ( अ ) , तारीख 13 सितम्बर , 2007 , का. आ . 1811 ( अ ) , तारीख 24 अक्तूबर , 2007 , 
का . आ . 55 ( अ ) , तारीख 9 जनवरी , 2008 , का . आ . 428( अ ) , तारीख 4 मार्च, 2008 , का . आ . 865 ( अ ) , तारीख 11 अप्रैल, 2008 , 
का. आ . 1894 ( अ ) , तारीख 31 जुलाई , 2008 , का . आ. 2728 ( अ ) , तारीख 25 नवम्बर , 2008 , का . आ . 1356 ( अ ) , तारीख 27 मई , 
2009 , का. आ . 1802 ( अ ), तारीख 22 जुलाई , 2009 का. आ . 2399 ( अ ) , तारीख 18 सितम्बर , 2009 , का . आ . 3122 ( अ ) , तारीख 
7 दिसम्बर , 2009 , का . आ . 3123 ( अ ) , तारीख 7 दिसम्बर , 2009 , का . आ . 142 ( अ ) , तारीख 21 जनवरी , 2010 , का. आ . 619( अ ) , 
तारीख 19 मार्च, 2010, का . आ . 1662 ( अ ) , तारीख 13 जुलाई, 2010, का . आ . 2390 ( अ ) , तारीख 30 सितम्बर , 2010 , 
का. आ. 2904 ( अ ) , तारीख 8 दिसम्बर , 2010 द्वारा संशोधित किए गए । 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th January , 2011 
S .O . 181( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) ofsub -section ( 1) of Section 12 and Section 13 of 
the Environment (Protection )Act , 1986 (29 of 1986 ) read with rule 10 of the Environment (Protection ) Rules, 1986 , the Central 
Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Governmentof India in the Ministry 
of Environment and Forests, number S . O . 1174 ( E ), datedthe 18th July, 2007 namely : - 

In the Table appended to the said notification (i), for serial numbers 1 and 25 and the entries relating thereto , the 
following serial numbers and entries shall be substituted , namely :- - 

TABLE 


- 


- 


- 


Name of the Laboratory 


Name of the GovernmentAnalyst 


Serial 
No . 


Recognition with effect from and 
valid up to 


. 


. .. - - 


- . - -. -. -. - . . . 


. 


" 1 . 


28 - 1 - 2011 to 
27- 1 - 2016 


Ms. Mantec Consultants 
Pvt. Ltd ., D - 36 , Sector -VI. 

Noida - 201301 ( U. P. ) 
Ms. Spectro Analytical Labs 
Limited . E -41. Okhla 
IndustrialArea . Phase - ) 1 . 
New Delhi - 110020 


( 1 ) Mr. Sanjeev Sharma 
( 2 ) Mr. Gajanand Mallick 
( 3 )Mr. Vijay Sharma 
( 1) Mr. Umesh Gupta 
( 2 ) Mr.Harish Chand Joshi 
( 3 ) Mr . Mohammed Shahzad Siddiqui 


28 -1 -2011 to 
27- 1 -2016 "; 


(ii) after serialnumber 86 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely :- -. 
( 2 ) 

( 3 ) 
" 87 . M/ s. Green Circle . Inc ., 

( 1 ) Mr. Santosh Tripathi 

28- 1 -2011 too 
401-402, Reign Plaza, 

( 2 ) Mr. Umakant Yewale 

27 -1 - 2016 
Opp . Kalpvruksh Complex , Gotri Road , (3 ) Mrs .Neetu Tripathi 
Vadodara - 390021 ( Gujarat ) 


[ 47711 - QU53( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 


( 2 ) 


88 . Ms. Chennai Mettex Lab Pvt . Ltd ., 

( 1) Mr. V .K . Selvakumar 

28 - 1 - 2011 to 
Jothi Complex, 83, M .K . N . Road , 

(2 )Ms. J. Hemalatha 

27 - 1-2016 
Guindy , Chennai - 600032 

( 3 ) Ms. P. Kavitha 
( Tamil Nadu ) 
M /s. Vidharbha Enviro Protection 

( 1) Mr. Kishore Malviya 

28 - 1- 2011 to 
Ltd ., Plot No . CHW -01, Butibori 

(2 ) Mr. Dnyaneshwar Battalwar 27 - 1 - 2016 " ; 
Industrial Estate (Near Bharat Petroleum (3 ) Mr. Hitendra Dhargave 
Refilling Plant), Butibori, District Nagpur 
(Maharashtra ) 

[F . No. Q .- 15018/ 7/2003 - CPW ] 

RAJNEESH DUBE , Jt. Secy. 
Note :: - The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary vide number S .O . 1174 (E ), dated the 

18th July , 2007 and subsequently amended vide notification numbers S . O . 1539 ( E ) , dated the 13th September, 
2007 , S . O . 1811 ( E ), dated the 24th October, 2007, S .O . 55 ( E ) , dated the 9th January, 2008 , S .O . 428 ( E ), dated the 
4th March , 2008 , S . O . 865 (E ), dated the 11th April , 2008 , S .O . 1894 ( E ), dated the 31st July , 2008 , S . O . 2728 ( E ), dated 
the 25th November, 2008, S .O . 1356 ( E ), dated the 27th May, 2009 , S . O . 1802 ( E ), dated the 22nd July , 2009 and 
S . O . 2399 ( E ), dated the 18th September, 2009 , S . 0 . 3122 ( E ) , dated the 7th December, 2009, S .0 . 3123(E ) , dated the 
7th December, 2009 , S .O . 142 (E ), dated the 21st January , 2010 , S. O . 619 ( E ), dated the 19th March , 2010 . S. O . 1662(E ), 
dated the 13th July , 2010 , S . O . 2390 (E ), dated the 30th September , 2010 and S . O . 2904 ( E ) , dated the 
8th December, 2010 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


